PART -I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 14 , 2003 (PAUS. 24 , 1924 SAKA ) 


19 


गृह विभाग 


दिनांक 1 जनवरी, 2003 


क्रमांक 2/7/96-2 गृह (गोपनीय).-~-चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट 
हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना 
आवश्यक है । 


इसलिये, उक्त अधिनियम, की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके 
द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों 
द्वारा भी उनकी अपनी- अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 22 अक्तूबर, 2002 से 21 जनवरी, 2003 तक (तीन मास) की अवधि के लिए 
प्रयोग की जा सकेंगी। 


. 


बीरबल दास ढालिया , 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 24 दिसम्बर , 2002 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 


गृह विभाग । 


ELECTIONS DEPARTMENT 


The 2nd January , 2003 


No. Elec.-2002/2AA/ 29.- The Governor of Haryana is pleased to appoint the following officers as District 
Electoral Officers in addition to their own duties for the district w.e.f. the dates mentioned against each :: 


Sr. 


Name and designation of 
the Officer 


Name of 
District 


Date of appointment as District 
Electoral Officer 


No. 


1 . 


Ambala 


11-12-2002 ( F.N. ) 


Sh. Surender Kumar , HCS , City Magistrate- cum- District 
Electoral Officer , Ambala 


2 . 


Sh . Mahabir Parsad , HCS, City Magistrate- cum -District 
ElectoralOfficer , Yamunanagar 


Yamunanagar 


11-12-2002 ( F.N.) 


" 


3 . 


Karnal 


10-12-2002 ( F.N. ) 


Sh . Veena Hooda, HCS, City Magistrate - cum -District 
Electoral Officer, Karnal 


URVASHI GULATI, 


. 


Commissioner and Secretary to Government Haryana, 

Elections Department. 


